रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD . NO . D . L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3– Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 833 ] 


नई दिल्ली, बुधवार , अगस्त 10, 2005 / श्रावण 19 , 1927 
NEW DELHI , WEDNESDAY, AUGUST 10, 2005 /SRAVANA 19, 1927 


No. 8331 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2005 
का . आ . 1115 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ . 88( अ ), तारीख 6 फरवरी, 1997 में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , प्रस्तावना में " अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने या संसद के अधिनियम के तहत या उसके 
द्वारा एक जलकृषि प्राधिकरण विधेयक स्थापित होने की तारीख से , जो भी पहले हो, आठ वर्षों तथा छ : माह के लिए " शब्दों के स्थान 
पर " आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से आठ वर्षों तथा नौ माह की अवधि के लिए या अगले 
आदेश होने तक , जो भी पहले हो " शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा. सं. एल -11011/ 12 / 94 - आईए-- II ] 

आर. चंद्र मोहन, संयुक्त सचिव 


पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप - खण्ड ( ii ) में दिनांक 6 फरवरी , 1997 की अधिसूचना सं . 

का . आ . 88 ( अ ) के तहत प्रकाशित की गई थी । तत्पश्चात् उसे दिनांक 7 - 3 - 1997 के का . आ . 173( अ ), दिनांक 30 -5-- 1997 के 
का . आ . 421 ( अ ), दिनांक 8 - 7 - 1997 के सं. का . आ. 493 ( अ ), दिनांक 10 - 11 - 1997 के का. आ . 774 ( अ ), दिनांक 4 - 2 -1998 
के सं. का. आ . 99( अ ), दिनांक 30 - 12 - 1998 के सं. का . आ . 1125 ( अ ), दिनांक 5 - 2 - 1999 के सं . का . आ . 80( अ ), दिनांक 
3-- 8 -99 के सं. का . आ . 623 ( अ ), दिनांक 8 - 6 - 2000 के सं . का . आ. 562 ( अ ), दिनांक 1 - 8 - 2000 के सं. का . आ . 709 ( अ ) , 
दिनांक 3 - 8 - 2001 के सं. का. आ . 745( अ ),दिनांक 3- 8 - 2001 के सं. का. आ . 746 ( अ ), तथा दिनांक 5--2 - 2002 के सं. का . आ . 
163 ( अ ),दिनांक 3 - 2 - 2003 के सं. का. आ . 130 ( अ ), दिनांक 5 -2 - 2004 के सं . का . आ. 197 ( अ ), तथा दिनांक 10--2- 2005 के 
सं. का. आ. 187 ( अ ) के तहत संशोधित किया गया । 


2384 ( GH 2005 


( 1 ) 


[PART II — SET 3( 11) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 


. 


. . 


. 


. 


- 


- - - 


- - 


- -- - - - - 


- - 


- - 


- - -- - 


- - -- 


· NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th August, 2005 
S . O . 1115 (E ).-- In exercise of the powers confered by the sub -section (3 ) of the Section 3 of the Environment 
(Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification 
of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S . O . 88 ( E ), dated the 6th February, 1997 , 
nannely : 

In the said notification , in the preamble, for the words for a period of eight years and six months from the date 
of publication of this notification in the OfficialGazette or till a Coastal Aquaculture Authority is established 
by or under an Act of Parliament, whichever is earlier," the words " for a period of eight years and nine montlis 
from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till further orders,whichever is earlier 
shall be substituted. 

F. No. L . 11011/ 12/ 94 -1A - III 

R . CHANDRA MOHAN , Jt. Sccy. 
Note : The principal notification was published in the Gazette of India ,Extraordinary , Part I, Section 3 , Sub -section ( ii ) 

and vide No . S . O . 88 ( E ), dated the 6th February, 1997 subsequently amended vide Nos. S . O . 173 (E ), dated 
7- - 1997 , S. O . 421 (E ), dated 30 -5 - 1997 , S.O . 493 (E ), dated 8 -7 - 1997, S. O . 774 (E ), dated 10 -11- 1997 , 5 .0 . 99( E ), 
dated 4 - 2- 1998, 5 .0 . 1125 (E ),dated 30 - 12 - 1998 , S. O . 80 (E ),dated 5-2 -1999, S.O .623 (E ), dated 3 -8 - 1999 , S. 0 . 562 (E ), 
dated 8 -6 -2000 , S. O . 709 (E ), dated 1- 8 - 2000 , S. O . 745 (E ), dated 3 -8 -2001, S .O . 746 (E ), dated 3 -8 -2001, S. O . 163( E ), 
dated 5 -2 - 2002 , S .O . 130 (E ), dated 3- 2-2003, S.O . 197(E ), dated 5 -2 - 2004 and S .O . 187 (E ), dated 10 -2 -2005 . 


* **---- - -- Printed by the 


Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road. Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


